रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D. L . - 33002 / 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली । राजापन 


m 


- 
- 
- 
- 
- 
- 


समायो 


- 
- 
- 
. 
. 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 48 ] 
No. 48] 


दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 17 , 2015 / चैत्र 27 , 1937 
DELHI, FRIDAY, APRIL 17 , 2015/CHAITRA 27, 1937 


[ रा. रा . रा. क्षे.दि. सं . १ 

IN. C. T . D . No. 9 


- 


. 


- 


- 


Madan 


- 


- 


भाग - IV 

PART-- IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

(पैरा - चिकित्सीय शाखा ) 
. अधिसूचना 

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015 
फा . सं . 01 ( 339 ) / टीआरसी / स्वा० एवं परि०कल्या0 वि0 / 2010 / 58. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 
13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27 / 59 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और वरिष्ठ पयर्वेक्षक ( रेडियोलॉजी ) के पद के भर्ती नियमों संबंधी दिनांक 04 मार्च, 1978 की 
पूर्ववर्ती अधिसूचना सं०फा0 2(3) / 73 - से0 -II एवं ट्यूटर ( रेडियोग्राफर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) / तकनीकी पयर्वेक्षक (रेडियोलॉजी ) 
ट्यूटर रेडियोलॉजी संबंधी दिनांक 30 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना सं०फा0 2 / 5 / 84 - से0 - II की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के 
अधिक्रमण में , व इस अधिक्रमण से पहले हुई बातों या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 
उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग के अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों में तकनीकी पर्यवेक्षक ( रेडियोलॉजी ) एवं तकनीकी अधिकारी ( रेडियोलॉजी) के 
पदों संबंधित भर्ती नियमों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

नियमावली 
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : - ( क ) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, के तकनीकी पयर्वेक्षक 

( रेडियोलॉजी ) एवं तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) भर्ती नियम, 2015 कहा जाए । 
( ख ) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे । 
2. पदों की संख्या , वर्गीकरण, वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण , वेतन समूह तथा ग्रेड पे / वेतनमान 

इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 


................ 


1761 DG/ 2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


भर्ती पद्धति , आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि : -- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा , योग्यताएं एवं इससे 
संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
अयोग्यता : - ऐसा कोई भी व्यक्ति 
( क ) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या 
( ख ) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, । 
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू 
व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार 
है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 
शिथिल करने की शक्ति : - जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक 
अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा 
व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे । 
बचाव :-- इन विनियमों की किसी भी बात का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर 
जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों 
के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । 

अनुसूची 
. पदनाम 

तकनीकी अधिकारी रेडियोलॉजी 


i. 


2. 


पदों की संख्या 


05 * ( 2015) 
इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर 


3. 


वर्गीकरण 


सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित , अलिपिकीय 


वेतनमान 


वेतन समूह - 11, 9300 -34800 / - रुपये + ग्रेड वेतन 4600 / - रुपये 


5. 


क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है 


चयन 


- - 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु : लागू नहीं 
सीमा 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित : लागू नहीं 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 


लागू नहीं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 
निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू 
होगी । 


। परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


| लागू नहीं 


10 . 


भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति : | पदोन्नति द्वारा 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा विभिन्न 
पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का 
प्रतिशत 


11 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा : पदोन्नति 
भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना | नियमित आधार पर ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित वेतन समूह - 2 में 

( 9300 - 34800 / - रुपये) + 4200 / - रुपये के ग्रेड पे सहित तकनीकी | 
पर्यवेक्षक (रेडियोलॉजी) । 


है 


टीप 1:-- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी 
कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी 
पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे | 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर 
पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के 
साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो , जिन्होंने ( कनिष्ठ अधिकारी) उतनी 
अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । 


टीप 2: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के 
लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की 
गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर 
आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन 
आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की 
गई सेवा मान ली जाएगी । 


12. 


".." 


---- 


- 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : [ ख वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु ) 
इसकी संरचना क्या है ? 

(1) प्रधान सचिव / सचिव (स्वा० एवं परि०कल्या०वि०), दिल्ली -- अध्यक्ष 
( 2 ) विशेष सचिव ( पैराचिकित्सीय ) -- सदस्य 
( 3) संकायाध्यक्ष, एमएएमसी या चि०अधीक्षक 
एलएनएच / जीटीबीएच / जीबीपीएच / डीडीयूएच / बीएसएएच, राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार --- सदस्य 
(4) उप - सचिव ( स्वा० एवं परि०कल्या०वि० ) – सदस्य 


--- 


- 


---- 


- 


---- 


13 


वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ! 
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना 


है । 


पदनाम 

| तकनीकी पर्यवेक्षक ( रेडियोलॉजी) 
पदों की संख्या 

35 * ( 2015 ) 

इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 
| वर्गीकरण 

सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित, अलिपिकीय 
| वेतनमान 

| वेतन समूह --11, 9300 - 34800 / - रुपये + ग्रेड वेतन 

4200 / - रुपये 
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है 

चयन 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु : 30 वर्ष से अधिक नहीं । 
सीमा 

टीप 1: - केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के 
अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय ) 


टीप 2: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही 
होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने 
की अंतिम तिथि हो , तथा यह असम, मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , 
मिज़ोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर 
राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व 
स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान 
निकोबार द्वीप समूह , लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 

अंतिम तारीख नहीं है । 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित : | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड / संस्था से विज्ञान 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 

(रेडियोलॉजी / रेडियोग्राफी ) में तीन वर्षीय स्नातक उपाधि तथा 
केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
किसी अस्पताल में रेडियोलॉजी / रेडियोग्राफी में पाँच वर्ष का 
अनुभव 
अथवा 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड / संस्था से विज्ञान 
(रेडियोलॉजी / रेडियोग्राफी) में दो वर्षीय सर्टिफिकेट / डिप्लोमा 
तथा केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 
किसी अस्पताल से रेडियोलॉजी / रेडियोग्राफी में 06 ( छह ) वर्ष का । 
अनुभव 
टीप - 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टीप - 2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग 
के अभिमत से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित 
रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन 
जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना 
नहीं है , तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के 

विवेक पर शिथिलनीय है । 
क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं 
निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू 
होगी । 
परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो : दो वर्ष 
भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या : । ( 1) पदोन्नति द्वारा 80प्रतिशत 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन | ! (2 ) सीधी भर्ती द्वारा 20प्रतिशत 
द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों का प्रतिशत 
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन : । पदोन्नतिः 
द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया 5200 -20200 / - रुपये के वेतनमान वेतन समूह - 1 वेतन ग्रेड ! 
जाना है 

2800 / - रुपये वाले वरिष्ठ रेडियोग्राफर नियमित आधार पर । 
नियुक्ति होने के बाद इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित । 


9. 


- 


- 


- 


- 


टीप : - जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा 
पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके वरिष्ठ 
अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके 
लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता 
सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और 
उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर 
ली हो, जिन्होंने ( कनिष्ठ अधिकारी ) उतनी अर्हक / पात्रता पहले 
ही पूरी कर ली है । 


12. 


टीप 2: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के 
प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन 
आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू 
की गई है । यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 

लाग सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । 
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो : ख वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति : 
तो इसकी संरचना क्या है ? 

(1 ) प्रधान सचिव / सचिव ( स्वा0 एवं परि०कल्या०वि०), दिल्ली 
अध्यक्ष 
( 2 ) विशेष सचिव (पैराचिकित्सीय ) -- सदस्य 
(3) संकायाध्यक्ष, एमएएमसी या चिकित्सा अधीक्षक 
एलएनएच / जीटीबीएच / जीबीपीएच / डीडीयूएच / बीएसएएच , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य 

( 4 ) उप - सचिव ( स्वा० एवं परि०कल्या०वि० ) -- सदस्य 
वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ : | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं । 
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना 
है । 


13. | 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर 
डॉ० मृणालिनी दर्सवाल , भा . प्र. से. विशेष सचिव ( पैरामेडिकल ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


AM 


NALAN 


DEPATMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(PARAMEDICAL SECTION ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 17th April, 2015 
No.F . 1( 339 )/ TRC /H & FW /2010 /58 . - In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the 
Constitution of India , read with Government of India , Ministry of Home Affairs Notification No. F .27/59 -Him (i) dated 
13th July , 1959 , and in supersession of earlier notification No. F .2 (3 )/73 - 5 . 11 dated 04 March 1978 relating to 
Recruitment Rules for the post of Senior Supervisor (Radiology ) and notification No. F .2 ( 5 )/84 - S .Il dated 30th 
November , 1984 relating to Recruitment Rules for the posts of Tutor (Radiographer Training Course )/ Technical 
Supervisor ( Radiology )/ Tutor Radiology , except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public 
Service Commission , is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the posts of 
Technical Supervisor (Radiology ) and Technical Officer (Radiology ) in the Hospitals /Medical Institutions of the 
Department of Health and Family Welfare under the Government of National Capital Territory of Delhi, namely : 

RULES 
Short title and Commencement. - (i) These rules may be called the Department of Health & Family Welfare , 
Technical Supervisor ( Radivivgy ) and Technical Officer (Radiology ), Recruitment Rules, 2015 , 
( ii ) They shall come in force on the date of their pubiicaiivi in the Official Gazette . 


1 . 


2 . Number of Posts , Classification and Scale of Pay . - The number of post, their ciassification , pay hand and grade 

pay of the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule . 


3. Method of Recruitment, Age Limit , Qualification , etc . - The method of recruitment of the said posts, age limit, 

qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule , 


4 . Disqualifications. - No person , 

a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 
b ) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person , 


Shall be eligible for appointment to the said post: 


-----......... 


Provided that the Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing 
exempted any person from the operation of this rule . 


-------- 


...... 


5 . Power to Relax . - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is 

necessary or expedient so to do , it may , by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with 
Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules with respect to any Class or Category 
of persons. 


... 


Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the 
Scheduled Caste , the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued 
by the Government ofNational Capital Territory of Delhi from time to time in this regard . 


Name of the post 


Number of posts 


SCHEDULE 
Classification | Pay band and 

Grade Pay / Pay 

Scale 


Whether 
selection post or 
non -selection 


Age limit for 
direct recruits 


post 


3 


Selection 


Not applicable . 


( 1) Technical 

Officer 
( Radiology ) 


05 * (2015 ) 
* subject to 

variation 
dependent on 

workload . 


GCS Group B 
Gazetted, Non - 

Ministerial. 


PB -2 , Rs. 9300 

34800 / - Grade 
Pay ofRs. 4600 / 


17610G /2015 -2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


- 


14 


N 


AM 


Period of Probation, if any 


Education and other | Whether age and 
qualifications required for educational qualifications 
direct recruits 

prescribed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotees 


Method of Recruitment. 
Whether by direct 
recruitment or by 
promotion or by 
deputation / transfer and 
percentage of the vacancies 
to be filled by various 
methods 

10 
By promotion 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


In case of recruitment by 
promotion /deputation / transfer , 
grades from 

which 
promotion /deputation / transfer to be 
made 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is Circumstances in 
its composition 

which Union Public 
Service 
Commission to be 
consulted in making 
recruitment 

13 
Group B Departmental Promotion Committee | Consultation of the i 
consisting of : 

Union Public 

Service 
1. Pr. Secretary /Secretary (H & FW ) :- Chairman . 

Commission is not 
2. Spl , Secretary (Paramedical) :-Member 

necessary . 
Dean , MAMC or MS 
LNH/ GTBH / GBPHDDUHBSAH, GNCT of 

Delhi :- Member 
4 . Dy. Secretary (H & FW ):- Member 


3 . 


Frumviiuli : 
Technical Supervisor (Radiology ) in 
the Pay Band -2 , Rs. 9300- 34800 / 
with Grade Pay of Rs. 4200 /- with 05 
( five) years regular service in the 
grade. 
Note 1 :- Where juniors who have 
completed their qualifyingi eligibility 
service are being considered for 
promotion , their senior would also be 
considered provided they are not 
short of the requisite 
qualifying /eligibility service by more 
than half of such qualifying/eligibility 
service , or two years, whichever is 
less, and have successfully completed 
their probation period for promotion 
to the next higher grade alongwith 
their juniors who have already 
completed such qualifying/eligibility 
service . 


Note 2 :- For the purpose of 
computing minimum qualifying 
service for promotion , the service 
rendered on a regular basis by an 
officer prior to 01.01.2006 /the date 
from which the revised pay structure 
based on the 6th CPC 
recommendations has been extended , 
shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding 
pay/ pay scale extended based on the 
recommendations of the pay 
commission . 


...... 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


An 


MWANA 


.... 


Classification . 


for 


Name of the No . of posts. 
post. 


direct 


Age limit 
recruits. 


| Pay band and Whether 
Grade Pay /Pay selection post 
Scale . 

or non 
selection post 


. 


.. 


- 


2 


VA 


Selection . 


............ 


(2) Technical 
Supervisor 
(Radiology ) . 


35 * [2015 ] 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . 


T4 
GCS Group B PB -2 , Rs. 9300 - 
Non -Gazetted, 34800 /- Grade 
Non -Ministerial. Pay 

of 
Rs. 4200 /- . 


--.....-----..-...... 


Not exceeding 30 years . 
Note 1 ;- Relaxable for 
Government servants upto 
05 ( five ) years in 
accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government. 
Note 2 :- The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescrined for inose in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 

Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K 
State, Lahaul & Spiti 
district and Pangi Sub 
Division of Chamba 
District of Himanchal 
Pradesh , Andaman & 
Nicobar Islands & 
Lakshadweep ). 


-- 


- 


- 


- 


- 


--- 


- 


- 


- 


---- 


- 


- 


9 


10 


Not applicablc. 


Two Years. 


(i) 80 % by promotion , 
( ii) 20 % by direct 
recruitment . 


.Amon 


7 
Three years bachelor s degree in science 
( Radiology /Radiography) from a 
recognized University ! Board / Institution 
with 05 (five ) years experience in 
Radiology/Radiography in a hospital 
recognized by Central/State /U . T . 
Government 
Or 
Two years certificate /diploma in Science 
( Radiology / Radiography ) from a 
recognized University /Board /Institution 
with 06 ( six ) years experience in 
Radiology /Radiography in a hospital 
recognized by Central/State/U . T . 
Government. 
Note 1 :- Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission for reasons to be recorded in 
writing, in the case of candidates otherwise 
well qualified 
Note 2 :- Thc qualification (s) regarding 
experience is/ are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service Commission , 

for reasons to be recorded in writing in the 
| case of candidates belonging to scheduled 
1761DG / 15 - 3 


19 


.. 


2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


> PART IV 


U 


LLAM 


castes or scheduled tribes if at any stage of 
selection the Union Public Service 
Commission is of the opinion that 
sufficient number of candidates from these 
communities possessing the requisite 

experience are not likely to be available to 
| fill up the vacancies reserved for them . 


12 


13 
Consultation of the 
Union Public Service 
Commission is not 
necessary . 


11 
Promotion : 

Group B Departmental Promotion Committee 
Senior Radiographer in the Pay Band- 1, consisting of : 
Rs. 5200 -20200 /- Grade Pay of 1. Pr. Secretary /Secretary (H & FW ) :- Chairman . 
Rs. 2800 /- with 05 (five ) years service in 2 . Spl. Secretary (Paramedical) :-Member 
the grade rendered after appointment 3. Dean ,MAMC or MS 
thereto on regular basis . 

LNH/ GTBH / GBPHDDUH / BSAH, GNCT of 
Note :- Where juniors who have Delhi :-Member 
completed their qualifying/ eligibility 4 . Dy. Secretary ( H & FW ) :- Member 
service are being considered for 
promotion , their senior woujd also be 
considered provided they are not short of 
the requisite qualifying eligibility service 
by more than half of such 
qualifying/eligibility service , or two 
years , whichever is less , and have 
successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher 
grade alongwith their juniors who have 
already completed such 
qualifying/eligibility service . 
Note 2 :- For the purpose of computing 
minimuin qualifying service for 
promotion , the service rendered on a 
regular basis by an officer prior to 
01.01.2006 / the date from which the 
revised pay structure based on the och 
CPC recommendations has been 
extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding pay /pay 
scale extended based on the 
recommendations of the pay 
commission . 


By Order and in the Name of Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
Dr.MRINALINI DARSWAL , Spl. Secy. (Paramedical) 


गृह ( पुलिस II ) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 

famont, 17 34401, 2015 
1. 9T. 8 / 577 / 2014 / TE Yf - 11 / 2894.-- ĮE FONCTIT , HET ATT A feria 20 Rd, 1974 h 
GETTHI H . 11011 / 2 / 74 - ydyn (1) a paret ofer de ufahar CII, 1973 (1974 GT 2) TETET 24 BUETT 
( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री जापान बाबू, अतिरिक्त लोक 
अभियोजक को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हजान अरस्तुन नामक थाना कोतवाली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की 
ETTET 4896 / 48917 34fa quf yafich FTCAT 203 / 2012 4o put at 9781H FRANCEC ATCHTS # BTIT TOET 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


राज्य की ओर से संचालित करने के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । श्री जापान बाबू, विशेष लोक 
अभियोजक को देय शुल्क यथा समय निर्धारित किया जायेगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
आर. के. आहुजा, उप - सचिव (गृह ) 


HOME ( POLICE -II)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 17th April , 2015 
E. No. 8/ 577 /2014/ HP-II/ 2894. -- - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of section 24 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of Home Affairs Notification No . 
11011/2 / 74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to 
appoint Shri Japan Babu , Additional Public Prosecutor as Special Pubic Prosecutor to conduct case FIR No. 203 /2012 under 
section 489B/ 489C, P. S . Kotwali , Aligarh, Uttar Pradesh titied State of Uttar Pradesh Vs. Hazan Arastoon on behalf of the 
State of Uttar Pradesh in the Court of competent jurisdiction . Fee payable to Shri Japan Babu , Special Public Prosecutor 
shall be settled in due course . 


By Older and in the Name of 
the Lt.Governor of the NationalCapital Territory of Delhi, 

R. K . AHUJA, Dy. Secy. ( Home ) 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Dellii- 110054 . 


